सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 फाल्गुन , 1940 ( श ० ) 


संख्या- 181 राँची, मंगलवार , 


5 मार्च, 2019 ( ई ० ) 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 


27 फ़रवरी , 2019 


विषयः 


खास महाल भूमि से संबंधित विकल्पों ( फ्रीहोल्ड करने सहित ) पर विचार कर राज्य 
सरकार को संस्तुति देने हेतु उच्चस्तरीय समिति गठित करने के संबंध में । 


अधिसूचना 

संख्या -7/ खा.म .( अध्ययन यात्रा)-03/ 2019-816/ रा .,-- विभागीय अधिसूचना 
सं .- 611/रा., दिनांक -18.12.2019 द्वारा गठित समिति में आंशिक संशोधन करते हुए खास महाल 
भूमि से संबंधित विकल्पों (फ्रीहोल्ड करने सहित) पर विचार कर राज्य सरकार को संस्तुति देने हेतु 
निम्नरूपेण उच्चस्तरीय समिति गठित किया जाता है : 
विकास आयुक्त , झारखण्ड 

- अध्यक्षा 
सदस्य , राजस्व पर्षद , झारखण्ड 

सह अध्यक्षा 
सचिव (व्यय), योजना- सह-वित्त विभाग , 

झारखण्ड 

सदस्य । 
4 . सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड 

- सदस्य । 
सचिव , राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड -सदस्य सचिव । 


1 . 


2 . 


3 . 


- 


5 . 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार , 5 मार्च, 2019 

विकास आयुक्त तथा सदस्य राजस्व पर्षद में जो वरीय होंगे वह समिति के अध्यक्ष 
होंगे तथा दूसरे पदाधिकारी सह अध्यक्ष होंगे । 

समिति 10 ( दस ) दिनों में अपना प्रतिवेदन समर्पित करेगी । 
प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


कमलेश्वर प्रसाद सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 181 -- 50 


